सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 


संख्या - 672 


19 श्रावण, 1938 ( श० ) 
राँची, बुधवार , 

____ 10 अगस्त, 2016 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


- - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 

23 जून, 2016 
संख्या -4 / स्था०- पद० - 02- 13 / 2014 का . 5398-- निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, गिरिडीह के 
पद पर पदस्थापित श्री पंकज कुमार सिंह , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 870 / 03, गृह जिला- भागलपुर ) को 
श्रावणी मेला अवधि 2016 के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण हेतु देवघर जिला में अपर जिला 
दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


2. श्री सिंह तत्काल प्रभाव से श्रावणी मेला 2016 के अवसर पर उपायुक्त, देवघर के कार्यालय में 
योगदान करते हुए मेला के समापन के एक माह उपरांत तक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्त रहेंगे। 


संख्या-4/ स्था०- पद०- 02 -13/ 2014 का . 5399-- भूमि सुधार उप समाहर्ता, पाकुड़ के पद पर 
पदस्थापित श्री परितोष कुमार ठाकुर, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 726 /03 , गृह जिला- गोड्डा ) को श्रावणी 
मेला अवधि 2016 के दौरान विधि -व्यवस्था संधारण हेतु देवघर जिला में कार्यपालक दण्डाधिकारी के 
रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 10 अगस्त , 2016 
संख्या -4 / स्था०- पद०-02-13/ 2014 का . 5400-- जिला परिवहन पदाधिकारी , गोड्डा के पद पर 
पदस्थापित श्री रविन्द्र चौधरी , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 819/ 03 , गृह जिला- धनबाद ) को श्रावणी मेला 
अवधि 2016 के दौरान विधि -व्यवस्था संधारण हेतु देवघर जिला में कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में 
प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


संख्या -4/ स्था०- पद०-02 -13/ 2014 का . 5401 -- जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गोड्डा के पद 
पर पदस्थापित श्री संजय पाण्डेय , झा०प्र०से० (प्रथम बैच, गृह जिला - देवघर ) को श्रावणी मेला अवधि 
2016 के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण हेतु देवघर जिला में कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में 
प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


संख्या-4/ स्था०-पद०- 02- 13 / 2014 का . 5402-- जिला परिवहन पदाधिकारी, पाकुड़ के पद पर 
पदस्थापित श्री राम कुमार मण्डल, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक -637/ 03, गृह जिला- दरभंगा) को श्रावणी 
मेला अवधि 2016 के दौरान विधि -व्यवस्था संधारण हेतु देवघर जिला में कार्यपालक दण्डाधिकारी के 
रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है | 


संख्या-4/ स्था०- पद०- 02 - 13/ 2014 का . 5403 -- भूमि सुधार उप समाहर्ता, साहेबगंज के पद पर 
पदस्थापित श्री अमित प्रकाश, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 676 / 03, गृह जिला - राँची) को श्रावणी मेला 
अवधि 2016 के दौरान विधि -व्यवस्था संधारण हेतु देवघर जिला में कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में 
प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


संख्या-4/ स्था० -पद०-02 - 13/ 2014 का . 5404-- भूमि सुधार उप समाहर्ता , धनबाद के पद पर 
पदस्थापित श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह , झा०प्र०से० (प्रथम बैच , गृह जिला- सारण , बिहार ) को श्रावणी मेला 
अवधि 2016 के दौरान विधि -व्यवस्था संधारण हेतु देवघर जिला में कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में 
प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


संख्या-4/ स्था० -पद० - 02-13 / 2014 का . 5405 -- कार्यपालक दण्डाधिकारी, खूरी- महुआ, गिरिडीह के 
पद पर पदस्थापित श्री नरेश कुमार वर्मा, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच सीमित, गृह जिला- हजारीबाग) को 
श्रावणी मेला अवधि 2016 के दौरान विधि -व्यवस्था संधारण हेतु देवघर जिला में कार्यपालक 
दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


संख्या-4/ स्था०-पद०- 02 - 13 / 2014 का . 5406 -- कार्यपालक दण्डाधिकारी, डुमरी, गिरिडीह के पद पर 
पदस्थापित श्री राहुल देव, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच सीमित, गृह जिला- हजारीबाग ) को श्रावणी मेला अवधि 
2016 के दौरान विधि - व्यवस्था संधारण हेतु देवघर जिला में कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में 
प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 10 अगस्त , 2016 
संख्या-4/ स्था०-पद०- 02- 13 / 2014 का . 5407-- कार्यपालक दण्डाधिकारी, बेरमो ( तेनुघाट ), बोकारो के 
पद पर पदस्थापित श्री टुडू दिलीप , झा०प्र०से० ( चतुर्थ बैच सीमित, गृह जिला- गोड्डा) को श्रावणी मेला 
अवधि 2016 के दौरान विधि -व्यवस्था संधारण हेतु देवघर जिला में कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में 
प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


___ संख्या -4/ स्था०-पद०-02-13/ 2014 का . 5408 -- कार्यपालक दण्डाधिकारी , जामताड़ा ( अधिसूचित 
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उटारीरोड, पलामू) के पद पर पदस्थापित श्री प्रवीण चौधरी, झा०प्र०से० ( चतुर्थ 
बैच सीमित , गृह जिला- दुमका ) को श्रावणी मेला अवधि 2016 के दौरान विधि- व्यवस्था संधारण हेतु 
देवघर जिला में कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


संख्या-4/ स्था०- पद०-02-13/ 2014 का . 5409 -- कार्यपालक दण्डाधिकारी , गोड्डा के पद पर 
पदस्थापित श्री गोपाल कृष्ण कुंवर, झा०प्र०से० ( द्वितीय बैच, गृह जिला- साहेबगंज ) को श्रावणी मेला 
अवधि 2016 के दौरान विधि -व्यवस्था संधारण हेतु देवघर जिला में कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में 
प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


संख्या-4/ स्था०-पद० -02- 13 / 2014 का . 5410-- कार्यपालक दण्डाधिकारी, पाकुड़ के पद पर 
पदस्थापित श्री प्रमोद कुमार झा , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 621 /03, गृह जिला- दरभंगा) को श्रावणी 
मेला अवधि 2016 के दौरान विधि -व्यवस्था संधारण हेतु देवघर जिला में कार्यपालक दण्डाधिकारी के 
रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


__ संख्या-4/ स्था०-पद०-02- 13 / 2014 का . 5411-- अंचल अधिकारी, बड़कागांव, हजारीबाग के पद पर 
पदस्थापित श्री शैलेश कुमार सिंह, झा०प्र०से० ( तृतीय बैच , गृह जिला- खगडिया ) को श्रावणी मेला अवधि 
2016 के दौरान विधि -व्यवस्था संधारण हेतु देवघर जिला में कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में 
प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


संख्या -4/ स्था०- पद०-02 -13/ 2014 का . 5412-- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , पीपरा , पलामू के पद 
पर पदस्थापित श्री अमलजी, झा०प्र०से० ( द्वितीय बैच सीमित , गृह जिला- जमुई) को श्रावणी मेला 
अवधि 2016 के दौरान विधि -व्यवस्था संधारण हेतु देवघर जिला में कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में 
प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


संख्या-4/ स्था०-पद० - 02- 13 / 2014 का . 5413-- कार्यपालक दण्डाधिकारी , साहेबगंज के पद पर 
पदस्थापित श्री मोतीलाल हेम्ब्रोम, झा०प्र०से० ( द्वितीय बैच सीमित, गृह जिला- गिरिडीह ) को श्रावणी 
मेला अवधि 2016 के दौरान विधि -व्यवस्था संधारण हेतु देवघर जिला में कार्यपालक दण्डाधिकारी के 
रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 10 अगस्त , 2016 
2. दिनांक 19 जुलाई , 2016 से श्रावणी मेला के सम्पूर्ण अवधि तक के लिए प्रतिनियुक्त 
उपर्युक्त पदाधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा- 20 के तहत् 
देवघर जिला के लिए दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


3. संबंधित उपायुक्तों से अनुरोध है कि दिनांक 19 जुलाई, 2016 के पूर्व प्रतिनियुक्त 
पदाधिकारियों को उपायुक्त , देवघर के कार्यालय में योगदान देने हेतु विरमित करना सुनिश्चित किया 
जाय । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच०के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 672 – 50 | 


